निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 आषाढ़ 1934 ( AO ) 
पटना , बुधवार , 18 जुलाई 2012 


( सं० पटना 344 ) 


सं0 3ए - 1 - मुक0 - 72 / 2011 - 7403/वि० 

वित्त विभाग 


- - - - 


संकल्प 

17 जुलाई 2012 
विषयः — सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अधीन अपर जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी के लिए वेतनमान 

रु0 5500 - 9000 का आर्थिक लाभ दिनांक 01. 01. 06 के स्थान पर दिनांक 01. 01. 96 से 
वैचारिक एवं दिनांक 01.04.1997 से वास्तविक रूप से लाभ दिये जाने के संबंध में । 

फिटमेंट अपीलीय समिति की अनुशंसा के आलोक में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अपर जिला 
जनसम्पर्क पदाधिकारी के वेतनमान रु0 5000 - 8000 को संशोधित करते हुए संकल्प संख्या 4705, दिनांक 
30. 0 5. 2011 के द्वारा वेतनमान रु0 5500 - 9000 की स्वीकृति प्रदान की गई है । उक्त स्वीकृति दिनांक 
01. 01 .96 से 31 .1 2.05 तक वैचारिक रूप तथा दिनांक 01 .01 .06 के प्रभाव से वास्तविक रूप से दी 
गई । 

2 . डॉ० नीना झा द्वारा अवमाननावाद सं0 1677/ 2007 दायर किया गया जो सी0डब्ल्यू0जे0सी0 
सं0 4522 / 2004 में दिनांक 11. 05. 2007 को पारित न्यायादेश से उद्भूत है । उक्त अवमाननावाद में 
दिनांक 29 .02. 2012 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में अपर जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी को 
दिनांक 01 .01.96 से वैचारिक एवं 01. 04.97 से रु0 5500 - 9000 के वेतनमान में पुनरीक्षण का 
वास्तविक लाभ दिए जाने का विषय सरकार के विचाराधीन था । 

3. सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में निर्गत संकल्प सं0 4705 , दिनांक 30 . 05. 2011 की कंडिका - 5 
को संशोधित करते हुए राज्य सरकार द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अधीन अपर जिला जनसम्पर्क 
पदाधिकारी के लिए स्वीकृत वेतनमान रु0 5500 - 9000 का आर्थिक लाभ 01.01.06 के स्थान पर दिनांक 


बिहार गजट ( असाधारण ), 18 जुलाई 2012 
01 .01.96 से वैचारिक रूप से तथा 01 .04.97 से वास्तविक रूप से अनुमान्य किया जाता है । दिनांक 
01. 01. 96 के प्रभाव से वेतन निर्धारण संकल्प सं0 660 , दिनांक 08 .02. 99 एवं 01 .01 .06 के प्रभाव से 
पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण संकल्प संख्या 630, दिनांक 21 .01.10 के प्रावधानों के आलोक में 
किया जाएगा । 
आदेशः — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण 
की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण कुमार सिंह, 
संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 344 -571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


